निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 296 ) 


6 आषाढ़ 1933 ( AO ) 
पटना, सोमवार, 27 जून 2011 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


अधिसूचना 

23 जून 2011 
सं0 भा०स्था०(02) - 16 / 07 / 1698 / प०व० — भारतीय वन सेवा ( वेतन ) संशोधन नियमावली, 2010 में 
गैर - कार्यात्मक उन्नयन प्रदान करने का प्रावधान है । कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ( कार्मिक एवं 
प्रशिक्षण विभाग ) के पत्रांक 14021 / 03 / 2008 - AIS ( III), दिनांक 16 मार्च 2010 द्वारा गैर - कार्यात्मक उन्नयन 
प्रदान करने के निमित्त अर्हता एवं शर्ते निर्धारित की गयी है, जिसके अनुपालन में स्क्रीनिंग कमिटी का गठन 
निम्नवत् किया जाता है: 
(1 ) मुख्य सचिव, बिहार 

- अध्यक्ष 
( 2 ) प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग - सदस्य 
( 3 ) प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग - सदस्य 
( 4 ) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार - सदस्य 
( 5) प्रधान सचिव , वित्त विभाग 

- आमंत्रित सदस्य 
2. यह स्कीनिंग कमिटी भारत सरकार के मार्गदर्शन एवं दिशा -निर्देशों के तहत् प्रावधान के कियान्वयन पर 
दावे की समीक्षा गुण - दोष के आधार पर करेगी तथा योग्य पदाधिकारियों के संबंध में अपनी अनुशंसा देगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

संजय कुमार, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 296 - 571 +10- डी0टी0पी0 

Website: http ://egazette .bih .nic .in 


